निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


( सं ० पटना 45 ) 


8 फाल्गुन 1930 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 27 फरवरी 2009 


सं 0 - बी ० स्था 0( केन्द्र)-025-2 / 2008-163 

विधि विभाग 


संकल्प 

11 फरवरी 2009 
राज्य स्तर पर न्यायिक कार्यो के अनुश्रवण की सम्यक् व्यवस्था करने का अनुभव लम्बे समय से किया जा रहा था । सभी 
राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिशों की संयुक्त बैठक में न्यायिक कार्यों के अनुश्रवण पर गम्भीरता से 
विचार किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि राज्य स्तर पर द्विस्तरीय समिति का गठन किया जाय । 

राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में न्यायिक कार्यों के अनुश्रवण हेतु निम्नरूपेण 
द्विस्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है : 
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार - 

अध्यक्ष 
(ii ) माननीय मुख्य न्यायाधीश, 
उच्च न्यायालय , पटना 

सदस्य 
(iii ) माननीय विधि मंत्री 

सदस्य 
( iv ) मुख्य सचिव , बिहार 

सदस्य सचिव 
समिति नियमित रूप से मुख्य न्यायाधिशों एवं मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में लिये गये निर्णयों का ससमय अनुपालन 
का अनुश्रवण करेगी । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया 
जाय एवं इसकी प्रतियाँ सभी विभागों /विभागध्यक्षों /महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 
सरकार के सचिव एवं विधि परामर्शी। 


- 


2 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 27 फरवरी 2009 


अध्यक्ष 


सं 0 - बी ० स्था 0( केन्द्र)-025-2 / 2008-164 

संकल्प 

11 फरवरी 2009 
राज्य स्तर पर न्यायिक कार्यों के अनुश्रवण की सम्यक् व्यवस्था करने का अनुभव लम्बे समय से किया जा रहा था । सभी 
मुख्य न्यायाधीशों एवं राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त बैठक में न्यायिक कार्यों के अनुश्रवण 
पर गंभीरता से विचार किया गया एवं तय किया गया कि राज्य स्तर पर इस हेतु द्विस्तरीय समिति का गठन किया जाय । 

राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में न्यायिक कार्यों के अनुश्रवण हेतु निम्नरूपेण प्रथम 
स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय लिया गया है: 
(i ) 

मुख्य सचिव , बिहार 
( ii ) महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना 

सदस्य 
( iii ) सचिव - सह -विधि परामर्शी, बिहार 

सदस्य सचिव 
समिति नियमित रूप से मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन एवं मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में लिये 
गये निर्णय का समय से अनुपालन का अनुश्रवण करेगी । 
आदेशः - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित किया 
जाय एवं इसकी प्रतियाँ सभी विभागों /विभागाध्यक्षों /महानिबन्धक उच्च न्यायालय, पटना को भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 
सरकार के सचिव एवं विधि परामर्शी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 45-571+ 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


